रजिस्ट्री स० डी. एल. 33004, 99 


REGD . NO . D. L .- 33004/ 999 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


.in 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ।। - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( j) 
PART II - Section 3 Sub- section(i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार ,सितम्बर 19 , 2002 / भाद्र 28 , 1924 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 19 , 2002/ BHADRA 28 , 1924 


सं , 435 ] 
No. 435 ] 


- - - 


पोत परिवहन मंत्रालय 
( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 सितम्बर , 2002 
सा . का. नि . 658( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में दर्शित मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी ( सवारी अग्रिम की मंजूरी ) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है । 

उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 


अनुसूची 
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सवारी अग्रिम की मंजूरी ) ( संशोधन ) विनियम 2002 
महा पसन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38वाँ ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड 
निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है । 

1. लघु शीर्ष : 
ये विनियम मद्रास पोर्ट कर्मचारी ( सवारी अग्रिम की मंजूरी ) ( संशोधन ) विनियम 2002 के नाम से कहलाए जाएंगे । 
2 : ये संशोधन विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
3 . मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सवारी अग्रिम की मंजूरी ) विनियम 1994 में निम्न प्रकार का संशोधन किया जाएगा । 
( 1 ) उपरोक्त विनियम में विनियम 4 का उप विनियम ( 1 ) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

4. ( 1 ) मोटर कार अग्रिम 
( i ) ट्रस्ट के सभी अधिकारी जिनका मूल वेतन रु. 10 , 500 / - प्रतिमाह या उससे ज्यादा है, वे मोटर कार की खरीद के लिए मोटर कार 

अग्रिम की मंजूरी हेतु पात्र हैं । 


294241 2002 


2 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SE . 3 (1) ]] 


___ - - - - - - - 


- 


- - - -- - - 


- - - - - - - -- - - - - - - - - 


- - 


-- - - 


- - - - - - -- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


( ii ! प्रथम बार मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम की राशि 20 महीने का मूलवेतन या अधिकतम रु . 2.5 लाख या नयी कार की 

लागत का 80 % जो भी कम हो , होगी । 
( iii ) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम की राशि रु. 1, 60 , 000 या 11 महीने का मूल वेतन या नयी 

मोटर कार का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो , होगी । 
(iv ) पुरानी मोटर कार की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि 20 महीने का मूल वेतन, अधिकतम रु . 1. 80 लाख या वास्तविक लागत 

जो एक सूचित मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित किया जाता है , जो भी कम हो , होगी । 
( 1 ) दूसरी बार या आगे अवसर पर पुरानी मोटर कार की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि 20 महीने का मूल वेतन, अधिकतम रु. 

80,000 या कार का वास्तविक मूल्य जो एक सूचित मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो भी कम हो , होगी । .. 
( 11 ) मोटर कार खरीदने के लिए मंजूर किए गए अग्रिम को , अग्रिम के देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 200 मासिक खराबर 

किस्तों में काटा जाएगा । 
2. उपरोक्त विनियम में विनियम 4 का उप- धिनियम ( 2 ) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है । 
4. ( 2 ) मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम : 
( i ) ट्रस्ट के सभी कर्मचारी जिनका मूल वेतन रु. 4 , 600 प्र. मा. या उससे ज्यादा है, वे मोटर साइकिल/स्कूटर/ मोपेड खरीदने के लिए 

अग्रिम की मंजूरी हेतु पात्र है । 
( ii ) प्रथम बार मोटर साइकिल/स्कूटर /मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की राशि 8 महीने का मूल वेतन , रु. 30 , 000 या वास्तविक । 

लागत का 80 % जो भी कम हो , होगी । 
( III ) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर कार की खरीद के लिए अग्निम की राशि रु . 24,000 या 5 महीने का मूल वेतन का 

अनुमानित मूल्य जो भी कम हो, होगी । 
( iv ) विनियम 4( 2 )( ii ) तथा ( iii ) के तहत मंजूर किए गए अग्रिम को , अग्रिम के देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 70 मासिक 

किस्तों में काटा जाएगा । 
( 1 ) पुरानी मोटर साइकिल /स्कूटर/ मोपेड़ की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि रु. 10, 000 या वास्तविक मूल्य जो भी कम हो तथा 

__ मंजूर किए गए अग्रिम को , अग्रिम देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 60 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा । 
3. उपरोक्त विनियम में विनियम 5 का उप धिनियम ( 2 ) को निम्न प्रकार से प्रतिरश्थागित किया जाएगा । 
5 ( 2 ) नई आइसाइकिल खरीदने के लिए अग्रिम की राशि रु. 1,500 है जो अग्रिम देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 25 मासिक 

बराबर किस्तों में काटा जाएगा । 
( 4 ) उपरोक्त विनियम का विनियम 7 के तहत निम्नलिखित को उप -विभियम ( 5 ) के रूप में शामिल किया जाएगा । 
विनियम 7 का उप विनियम ( 5 ) 

उपरोक्त सवारी अग्रिम के मामले में अन्य सभी शर्ते अर्थात् हकदारी पात्रता , मासिक किस्त तथा अग्रिम पर ब्याज आदि मौजूदा आदेश या 
समय - समय पर लागू आदेशों द्वारा नियमित होगा । 
पाद टिप्पणी : - मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सवारी अग्रिम की मंजूरी ) विनियम 1994, जो जल भूतल परिवहन मंत्रालय , केन्द्र सरकार द्वारा 

अनुमोदित है का प्रकाशन दिनांक 2 - 2 - 1994 की अधिसूचना सं . जी . एस. आर. 57( ई ) को भारत सरकार राजपत्र में किया गया 
तथा दिनांक 9- 1- 96 को जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं . जी. एस . आर. 13 ( ई ) द्वारा संशोधित किया गया । 


[ फा. सं . पी आर- 12016/ 6/ 2002 -- पीई-1 ] 

आर . के . जैन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

( Port Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th September, 2002 
G .S.R 558 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub - section (i) of Section 124, read with Sub - section (i) 
of Section 13 ? of theMajor Port Trust Act, 1963 ( 38 of 1963) , the CentralGovernment hereby approves the Madras Port 


[ 477 11 - 0 " 53(1)] 


+7707 


: 347414717 


- - - 


- 


Inisi Emplovecs ( Grant of Conveyance Advanco ) Amendment Regulation . 2000 made by the Board of Trustees of Port 
OllicMadras its scÍ Qul iï the schedule anncsed to this Notication . 
2 Thc said regulations shall come in force on the date ofpublication of this Notification in the Office Gazette . 

SCHEDULE 
MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES 
(GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE ) (AMENDMENT) REGULATIONS. 2002. 
In exercise of the powers conferred under section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 1.38 of 1963 ), the Port 
Trust Board hereby makes the following Amendment Regulations : 

1 Short Title : 

These Regulations may be called the Madras Port Trust employees ( Grant of Conveyance Advance ) ( Amendment) 
Regulations, 2002. 

2. The amendment Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . 
3. In the Madras Port Trust Employces" (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994 the following 

amendients shall be made: 
( 1) Sub -Regulation ( 1) of Regulation + of the aforesaid Regulations shall be substituted as under : 
it. ( 1 ) Motor Car Advancc : — 
(i) All the Trust s Officers whose Basic Pay is Rs. 10 .500 per month and above are eligible for the grant of 

Motor Car Advance for the purchase ofMotor Car 


( 11 ) 


The quantum of advance for tlic purchase of new Motor Car on the Girst occasion is 20 months basic pay 
subjcct to a maximum of Rs 2. 5 lakhs or 80 % of the cost of nich car whichever is lower, 


( 111 ) The quantum of advance for the purchase of new Motor Car on the second and /or subsequent occasions is 

Rs. 1,60 ,000 or 11 months basic pay or the anticipated cost of the new Motor Car to be purchased whichever 

is the Icast. 
( iv ) in the case of purchase of second hand Motor Car on the first occasion , the quantum of advance admissible 

is 20 months basic pay subject to a maximum of Rs. 1 80 lakhs or actual cost of the car to be certificd by the 
notiſicd assessor, whichever is lower . 


(1 ) 


( vi ) 


(2 ) 

t. 
(1) 


In the case of purchase of second hand /old Motor car on the second and subscquent ocasions, the quantum 
of advancc admissiblc is 20 months basic pay subject to a maxinum of Rs. 80 .000 or the actual cost of the 
car to be certified by the notified assessor, whichever is lower . 
The advance granted for the purchase of Motor Car in all cases shall be recoverable in not exceeding 200 
equal monilily instalments commencing with the first issue of pay after the advance is drawn . 
The sub - Regulation (2 ) ofRegulation 1 of the aforesaid Regulations shall be substituted as under: 
( 2 ) Motor Cyclc /Scooter/Moped Advance 
All employces of the Trust whose Basic Pay is Rs. 4600 per month or more are eligible for the grant of 
advances for the purchase of Motor Cycle /Scooter/Moped . 
The quantum of advance for the purchase of ncw Motor Cycle/ Scooter / 

Moped on the first occasion is 8 
months basic pay subject to a maximum ofRs. 30 ,000 or 80 % of the actual cost of the new Motor Cycle / 
Scooter/Moped , whichever is lower . 
The quantumn of advance for the purchase of new Motor Cycle / Scooter/Moped on the sccond or subsequent 
occasion is Rs. 24, 000 or 5 months basic pay or anticipated cost of the new Motor Cycle/ Scooter/Moped 
to be purchased whichever is the Icast. 
The advance granted under Regulation 4 (2 ) ( ii ) and ( iii) shall be recoverable in not more than 70) cqual 
ilistalments commencing froni the first 15suc of pay after the drawal of advanice 


( ii ) 


( 11 ) 


( iv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC 3(1)] 


. 


- . 


- I 


- - - 


- -- 


- 2 


- 


- - - 


- - 


-- - - - 


- - 


- 


- - 


(v ) In the case of purchase of second -hand Motor Cycle /Scooter /Moped , the quantum of advance admissible 

is Rs. 10 , 000 or the actual price of the vehicle whichever is the least and the amount so granted is recovcrablo 

111 60 cqualmonthly lnıştalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance. 
( 3 ) The sub -Regulation ( 2 ) of Regulation 5 of the aforesaid Regulations shall be substituted as under : 

5 . (2 ) The quantum of advance for the purchase of a brand new bicycle is Rs. 1500 which is recoverablc in 25 
equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after receipt of advance. 

( 4 ) The following shall be included as sub -Regulation ( 3 ) under Regulation 7 of the aforesaid Regulations: 
Sub -Regulation ( 5 ) of Regulation 7 . 

All other conditions in the matter of grant of the above conveyance advances namely entitlement, eligibility , 
monthly instalments of recovery and interest on advance will be governed by the existing orders or orders issued from 
( ime to tiine. 
Footnote - Madras Port Trust Employecs (Grant of Conveyance Advance ) Regulations, 1994 approved by Central 

Government and published in the Gazette of India vide MOST s Notification No. GSR 57 (E ) dated the 
2nd February . 1994 and subsequently amended vide MOST s Notification No. G .S . R . 13( E ) dated 9 - 1- 96 . 


| F .No. PR - 12016 /6 / 2002 -PE - 1] 

R K JAIN , Joint Secy. 


- 


- 


- 


- 


- 


l rinled hy the Manuger , Govt . of India Presy , Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications . Dalhi-110054 — 2002 . 


